Regd. No . CHD / 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


INA- 


Ov 


OF HA 


Or 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 128 - 2017 / Ext. ] CHANDIGARH , FRIDAY , JULY 21, 2017 (ASADHA 29 , 1939 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 जुलाई, 2017 
संख्या 18 / 47 / 2017 - 3क1. - हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा 
हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 47 / 2017 - 3क1, दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के 
सन्दर्भ में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके 
द्वारा नगर पालिका, लोहारू , जिला - भिवानी के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां झुप्पा कलां रास्ता नगर पालिका की उत्तरी सीमा से मिलता है तथा 
पालिका की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक, जहां बाद वाली सीमा फरटिया रास्ते से कटती 
है, इसके बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए कैनाल के संगम तक , इसके बाद उक्त कैनाल के साथ - साथ जातें हुए 
शमशान भूमि रास्ते के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त रास्ते के साथ साथ जाते हुए माता मन्दिर चौक तक , इसके बाद 
उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए फरटिया रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए वेद प्रकाश 
वाली गली के संगम तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए औम कुम्हार से लेकर मनोहर बाल्मिकी के घर वाले 
बिन्दु तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए झुप्पा कलां रास्ते के संगम तक , इसके बाद उक्त रास्ते के 
साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां नगरपालिका की उत्तरी सीमा से मिलती है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 02 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां खजांची वाली गली तथा मन्दिर वाली गली के संगम से आरम्भ हो कर 
तथा मन्दिर वाली गली के साथ - साथ जाते हुए मैनपाल के साथ - साथ होते हुए गौतम बाल्मिकी से होते हुए राजबीर की 
दुकान वाली गली के संगम तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए रामचन्द्र कुम्हार की दुकान के साथ - साथ 
हरबंस वाली गली के संगम तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए माईधन नायक वाली गली के संगम तक , 
इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए नायको वाली गली के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त रोड़ के 

( 3209 ) 


3210 


___ HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), JULY 21, 2017 ( ASAR. 29, 1939 SAKA) 


साथ - साथ जाते हुए फरटिया रोड़ के सामने बिन्दु तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए खजांची वाली गली के 
संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए मंदिर वाली गली के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 03 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां आम कच्चा रास्ता नगरपालिका की उत्तरी सीमा से मिलता है तथा कथित 
पालिका सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां तक झुप्पा कलां के रास्ते से कटती है । इसके बाद उक्त रास्ते के 
साथ - साथ जाते हुए विजय वाली गली के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए मंदिर वाली 
गली के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ साथ जाते हुए खजांची वाली गली के सामने बिन्दु तक, इसके बाद उक्त 
गली के साथ - साथ जाते हुए पुराना बाजार रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए खेतान वाली 
गली के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए आम कच्चे रास्ते के सामने के बिन्दु तक , इसके 
बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां यह उत्तरी ओर नगरपालिका सीमा से मिलता है , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 04 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां भिवानी रोड़ नगरपालिका की उत्तरी सीमा से मिलता है तथा उक्त पालिका 
सीमा के साथ - साथ जाते हुए कच्चे आम रास्ते के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए पुराना 
बाजार रोड़ के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए भिवानी रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ के 
साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां यह नगरपालिका की उत्तरी सीमा से मिलती है , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 05 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पिलानी रोड़ नगरपालिका की पश्चिमी सीमा से मिलता है तथा पालिका की 
पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां बाद वाली सीमा भिवानी रोड़ से कटती है, इसके बाद 
उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए पिलानी रोड़ के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक 
जहां यह पालिका की पश्चिम सीमा से मिलता है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 06 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां नगरपालिका की पश्चिमी सीमा पिलानी रोड से कटती है, इसके बाद उक्त 
रोड़ के साथ - साथ जाते हुए सादलपुर रेलवे लाईन के संगम तक , इसके बाद उक्त रेलवे लाईन के साथ - साथ जाते हुए 
रामकरण शर्मा के घर से होकर उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए जाकिर तथा इसके साथ - साथ होते हुए परमेश्वर बाल्मीकि 
तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए सुरजगढ रोड़ के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते 
हुए उस बिन्दु तक जहां यह पालिका की दक्षिणी सीमा से मिलती है, इसके बाद पालिका की दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा के 
साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां बाद वाली सीमा पिलानी रोड़ से कटती है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां अमर सिंह के घर से लेकर सत्यबीर दर्जी से होते हुए सत्यबीर खाती से 
सुरजगढ़ रोड़ तथा रेवाडी रेलवे लाईन के संगम से आरम्भ होकर तथा उक्त रेलवे लाईन के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु 
तक जहां यह पालिका की पूर्वी सीमा से मिलती है, इसके बाद पालिका की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा के साथ - साथ जाते हुए 
उस बिन्दु तक , जहां बाद वाली सीमा सुरजगढ रोड़ से कटती है, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए गली ईश्वर 
खाती के साथ - साथ वापिस अमरसिंह के घर तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 08 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां गली बहादुर सिंह सैनी तथा नेहरू मार्ग के संगम से आरम्भ होकर तथा 
उक्त मार्ग के साथ - साथ जाते हुए आर्य समाज मन्दिर के साथ - साथ रामपाल शेखावत से होकर होशियार सिंह मेचु से होते 
हुए अतंर सिंह मास्टर फरटिया ताल रोड़ तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए फरटिया ताल रोड़ के सामने के 
बिन्दु तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां पालिका की पूर्वी सीमा से मिलती है । इसके 
बाद उक्त सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां यह रेवाडी रेलवे लाईन से कटती है , इसके बाद उक्त रेवले 
लाईन के साथ - साथ जाते हुए गली बहादर सिंह सैनी के संगम तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए नेहरू 
मार्ग के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां सादुलपुर रेलवे लाईन तथा पिलानी रोड़ के संगम से आरम्भ होकर तथा 
पिलानी रोड़ तथा पुराना बाजार रोड़ के साथ - साथ जाते हुए आर्य समाज मंदिर रोड के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त 
रोड के साथ - साथ जाते हुए नेहरू मार्ग के संगम तक , इसके बाद उक्त मार्ग के साथ - साथ जाते हुए गली बहादुर सिंह 
सैनी के सामने बिन्दु तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए सादुलपुर रेलवे लाईन के संगम तक , इसके बाद 
उक्त रेलवे लाईन के साथ - साथ जाते हुए पिलानी रोड़ के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 10 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पुराना बाजार रोड़ तथा पालिका कार्यालय गली के संगम से आरम्भ 
होकर तथा उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए जनता हाई स्कुल के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त गली के 
साथ - साथ जाते हुए गली पिपली वाला मोहल्ला के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए हस्पताल के 
साथ - साथ पथरवा वाले के मकान से होकर ताराचन्द दर्जी के मकान से होते हुए पिछडा वर्ग चौपाल से होते हुए बलबीर के 
घर के साथ - साथ होते हुए इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए आर्य समाज मंदिर रोड़ के संगम तक, इसके बाद 
उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए पुराना बाजार रोड़ के संगम तक , इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए पालिका 
कार्यालय रोड़ के संगम तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पुराना बाजार रोड़ तथा गली नाईकान के संगम से आरम्भ होकर तथा उक्त 
गली के साथ - साथ जाते हुए गली माईधन नायक के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए गली ठाकरान 
के संगम तक, इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए गली मदर इन्डिया स्कुल के सामने के बिन्दु तक, इसके बाद 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JULY 21 , 2017 (ASAR . 29 , 1939 SAKA ) 


3211 


उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए हस्पताल रोड़ के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए पिपली वाला 
मोहल्ला के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए गली जनता हाई स्कुल के सामने के बिन्दु तक , इसके 
बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए गली पालिका कार्यालय के संगम तक , इसके बाद उक्त गली के साथ - साथ जाते हुए 
पुराना बाजार रोड़ के संगम तक, इसके बाद उक्त रोड़ के साथ - साथ जाते हुए गली नाईयान के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 12 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां सुरेश कुम्हार के घर से हरबंस के घर से होते हुए रामफल कानुनगो के 
मकान से होते हुए फरटिया ताल रोड़ से होते हुए अतंर सिंह वाली गली से होते हुए ईश्वर सैक्टरी के साथ - साथ आर्य समाज 
वाले रास्ते से होते हुए नायकों से होते हुए हस्पताल की दिवार के साथ - साथ होती हुई पिछड़ा वर्ग चौपाल के साथ - साथ 
जाते हुए सुरेश कुम्हार के घर तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां फरटिया रास्ता नगरपालिका की पूर्वी सीमा से मिलता है । इसके बाद उक्त 
पालिका सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां यह फरटिया ताल रोड़ से कटती है , इसके बाद उक्त रोड़ के 
साथ - साथ जाते हुए एफ0टी0एल0 कच्चे रास्ते के संगम तक , इसके बाद उक्त रास्ते तथा तकिया वाले रास्ते के साथ - साथ 
जाते हुए पीर बाबा से होते हुए खारिया कुआ के साथ - साथ रामनिवास की दुकान से होते हुए पुराना बाजार के साथ - साथ 
माता चौंक तक तथा बनवारी खटिक के मकान से अर्जुन कुम्हार के मकान से होते हुए श्मशान भूमि रास्ते के सामने के बिन्दु 
तक , इसके बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए कैनाल के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद कैनाल के साथ - साथ जाते 
हुए फरटिया रास्ते के सामने के बिन्दु तक , इसके बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए उस बिन्दु तक जहां यह पालिका 
की पूर्वी सीमा से मिलता है , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम० शरन , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 21st July , 2017 
No. 18 /47 /2017 - 3C1. - In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules , 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification 
No. 18 /47/2017 - 3C1 dated 27th April, 2017 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this 
behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee , Loharu , 
District - Bhiwani as under : 

SCHEDULE OF BOUNDARIES 
Ward No. 01 :- Starting from the point where Jhumpa Kalan rasta meets with Northern municipal boundary and 
going along the Northern and Eastern municipal boundary to a point where the later boundary is intersected by 
Fartiya rasta , thence going along the said rasta to its junction with canal, thence going, along to the said canal to a 
point opposite to it on Shamshan Bhumi rasta , then going along the said street to its junction with street Mata Mandir 
Chowk , thence going along the said street to its junction with Fartiya Road , thence going the said Road to its 
junction with gali Sh . Ved Parkash wali, thence going along the said gali to point facing to it on gali Om Kumhar, 
thence going along the said gali to its junction with gali Sh . Manohar Balmiki, thence going along the said gali to its 
junction with Jhumpa kalan rasta , thence going along the said rasta to a point where it meets with Northern municipal 
boundary, that is the point of start. 
Ward No. 02 :- Starting from the Junction of gali Khajanchi wali and gali Mandir wali and going along Manpal and 
Gautam Balmiki the said gali to its junction with gali to Shop of Rajbir , thence going along the said Road to shop of 
Ram Chander Kumhar, thence going along the said gali to its junction with gali Sh . Harbans wali, thence going along 
the said gali to its junction with street Maidhan Naik , thence going along the said street to a point opposite to it on 
street Naiyan , thence going along the said street to a point opposite to it on Fartiya Road , thence going along the said 
Road to its junction with gali Khajanchi wali, thence going along the said gali to its junction with gali Mandir wali , 
that is the point of start. 
Ward No. 03 :- Starting from the Point where Aam katch rasta meet with northern Municipal boundary and going, 
along the said municipal boundary to a point where it is intersected by the Jhunpa Kakan rasta , thence going along the 
said rasta to a point opposite to it on gali Sh . Vijay wali , thence going along the said gali to its junction with gali 
Mandir wali, thence going along the said gali to a point opposite to it on gali Khajanchi wali, thence going along the 


3212 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), JULY 21 , 2017 (ASAR . 29 , 1939 SAKA ) 


said gali to its junction with old bazaar Road , thence going along the said Road to its junction with khatiyan gali then 
going along the said gali to a point facing to it on kacha amm rasta to a point where it meets with northern municipal 
boundary , that is the point of start. 
Ward No. 04 : - Starting from the point where Bhiwani Road meets with Northern municipal; boundary and going 
along the Northern municipal boundary to a point where it is intersected by the aam kacha rasta, thence going along 
the said rasta to its junction with old bazaar Road , thence going along the said Road to its junction with Bhiwani 
Road , thence going along the said Road to a point where it meets with Northern municipal boundary , that is the point 
of start. 
Ward No. 05 :- Starting from the point where Pilani Road meets with western Municipal boundary and going along 
the Western and Northern municipal boundary to a point where later boundary is intersected by Bhiwani Road , 
thence going along the said Road to its junction with Pilani Road , thence going along the said Road to a point where 
it meets with Western municipalboundary that is the point of start. 
Ward No. 06 : - Starting from the point where Western Municipal boundary is intersected by Pilani Road , thence 
going along the said Road to its junction with Railway line to Sadalpur, thence going along the said Road Railway 
line to its junction with Ramkaran Sharma wali gali, thence going along the said gali to a point to house of Jakir , 
thence going along the said gali to its junction with Parmeshwar Balmiki, thence going along the said gali to its 
junction with Surajgarh Road , thence going along the said Road to a point where it meet with Southern municipal 
boundary , thence going along the Southern and Western municipal boundary to a point where later boundary is 
intersected by the Pilani Road , that is the point of start. 
Ward No . 07 :- Starting from the point where house of Amar Singh to Styavir Singh Tailor going along the said 
Road to Satvir Jangra to Surajgarh Road and Rewari Railway line and going along the said Railway line to a point 
where it meets with Eastern Municipal boundary , thence going along the Eastern and Southern Municipal boundary 
to a point where later boundary is intersected by Surajgarh Road, thence going along the said Road to a point where 
Ishwar Jangra , thence going along the said gali to its junction with house of Amar Singh , that is the point of start . 
Ward No. 08 :- Starting from the junction of street Bahadur Singh Saini and Nehru Marg and going along the said 
Marg to its junction with Arya Samaj Mandir Road , thence going along the said Road to Ramphal Sekhawat towards 
Hoshiar Singh Master towards Attar Singh Master to a point upto Fartiya Tal Road , thence going along the said Road 
to a point opposite to it on Fartiya Tal Road , thence going along the said Road to a point where it meets with Eastern 
Municipal Boundary , thence going along the said boundary to a point where it is intersected by Rewari Railway line , 
thence going along the said Railway line to its junction with street Bahadur Singh Saini, thence going along the said 
street to its junction with Nehru Marg , that is the point of start . 
Ward No. 09 :- Starting from the junction of Sadalpur Railway line and Pilani Road and going along the Pilani 
Road and Old Bazaar Road to a point where (later Road ) opposite to it on Arya Samaj Mandir Road thence going 
along the said Road to its junction with Nehru Marg, thence going along the said marg to a point opposite to it on 
street Bahadur Singh Saini, thence going along the said street to its junction with Sadalpur Railway line thence going 
along the said Railway line to its junction with Pilani Road , that is the point of start. 
Ward No. 10 :- Starting from the junction of Old Bazaar Road and Municipal office street and going along the said 
street to a point facing to it on street Janta High School, thence going, along the said street to its junction with gali 
Pipli wala Mohalla , thence going along the said gali to a point on Hospital Road , thence going along the said gali to 
house of Patharwa to Tara Chand Tailor towards Backward chaupal, thence going along the said gali to a point to 
house of Balbir , thence going along the said Road to its junction with Arya Samaj Mandir Road , thence going along 
the said Road to its junction with Old Bazaar Road , thence going along the said Road to its junction with Municipal 
office road , that is the point to start. 
Ward No. 11 :- Starting from the junction of Old Bazaar Road and street Naiyan and going along the said street to a 
point opposite to it on gali Maidhan Naiyakm thence going along the said gali to its junction with gali Thakran , 
thence going along the said gali to a point opposite to it on Mother India School gali, thence going along the said gali 
to its junction with Hospital Road, thence going along the said Road to its junction with gali Pipliwala Mohalla , 
thence going along the said gali to a point facing to it on gali Janta High School, thence going along the said gali to a 
point facing to it on gali Janta High School, thence going along the said gali to its junction with gali Municipal 
Office , thence going along the said gali to its junction with Old Bazaar Road , thence going along the said Road to its 
junction with street Naiyan , that is the point of start. 
Ward No. 12 :- Starting from the junction to house of Suresh Kumhar and house of Ramphal Kanungo to going 
along the Fartia Road , thence going along the said to gali Attar Singh wali, thence going along the said rasta to 
Secretary Ishwar with Arya Samaj Mandir Road , thence going along the said rasta to its junction with Nayakan to 
boundary wall of Hospital Road, thence going along the said Road to a point to Backward Chaupal, thence going 
along the said gali to its junction with house of Suresh Kumhar, that is the point of start. 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), JULY 21 , 2017 (ASAR . 29 , 1939 SAKA ) 


3213 


Ward No. 13 : - Starting from the point where Fartiya rasta meets with Eastern municipal boundary and going along 
the said boundary to a point where it is intersected by Fartiya Tall Road , thence going along the said Road to its 
junction with Katcha rasta FTL , thence going along the said rasta and rasta takia wala to a point, thence going along 
the said gali to Peer Baba, thence going along the said gali to Kharia Kua along the shop of Ram Niwas, thence going 
along the said gali to old Bus Stand upto Mata Chowk, thence going along the said rasta to its junction with gali 
Banwari Khatikan , thence going along the said gali to its junction with Arjun Kumhar , thence going along the said 
gali to a point opposite to it on rasta Samshan Bhoomi, thence going along the said rasta to a point where it meets 
with Canal, thence going along the said canal to a point opposite it on rasta Fartiya, thence going along the said rasta 
to a point where it meets with Eastern Municipal boundary , that is the point of start. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55510 — C .S . - H .G . P ., Chd . 


